निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 भाद्र 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 998) पटना , बुधवार , 2 सितम्बर 2015 


सं0 वि0( 27) पे० को0 ( विविध)- 152 / 13- 1090/विo 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


एच0 आर0 श्रीनिवास , 

सचिव ( संसाधन ) । 
सेवा में , 

सभी प्रधान सचिव / सचिव , 
सभी विभाग / विभागाध्यक्ष , 
सभी प्रमंडलीय आयुक्त , 
सभी जिला पदाधिकारी । 

पटना, दिनांक 01 सितम्बर 2015 
विषय : 01 . 01. 2006 से पूर्व पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के 

पुनरीक्षण / समेकन के संबंध में स्पष्टीकरण । 
महाशय , 

वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 820 दिनांक 23. 09 . 2009 एवं संशोधित संकल्प 
संख्या - 1155 दिनांक 08 . 08 . 2015 कंडिका- 2 ( V ) में किए गए प्रावधान को लेकर 01 . 01 . 2006 के पूर्व 
के राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों में भ्रांति की स्थिति है । उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित 
पद के लिए निर्धारित वेतनमान का 01 .01. 2006 को छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में उक्त पद के 
प्रतिस्थानी पे-बैंड एवं ग्रेड -पे में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का दावा किया जाता है। 
पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों का यह दावा संकल्प संख्या - 820 दिनांक 23 . 9 . 09 की कंडिका- 2 ( V ) में किए 
गए प्रावधान के अनुरूप नहीं है । ऐसे मामलों में विभिन्न कोषागारों/बैंकों से भी दिशा -निर्देश की माँग 
की जाती है । 

2 . वित्त विभाग में 01 .01. 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में 
एक स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था । सम्यक विचारोपरांत राज्य के 


बिहार गजट ( असाधारण) , 2 सितम्बर 2015 
पेंशनरों / परिवार पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण एवं विभागों / कोषागारों की कठिनाइयों के समाधन 
के लिए निम्नरूपेण स्पष्टीकरण निर्गत किया जाता है : 

(i ) 01 .01. 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन समेकन वित्त 
विभागीय संकल्प संख्या 820 दिनांक 23. 9 . 2009 के साथ संलग्न अनुलग्नक - 1 की सारणी के अनुसार 
किया जाए । 

( ii ) 01 . 01 .2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के पेंशन समेकन के कम में वित्त 
विभाग के संकल्प संख्या - 820 दिनांक 23 . 09 . 09 की कंडिका- 2 ( V ) में किए गए प्रावधान को ध्यान में 
रखा जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रावधान 01. 01 . 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों / परिवार 
पेंशनरों को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन / परिवार पेंशन के संबंध में है । 

(iii ) 01 . 01 . 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों के पेंशन समेकन / पुनरीक्षण के कम में सेवानिवृत्त 
पेंशनरों का सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतन का वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 630 दिनांक 21. 01 . 
2010 के अनुसार प्रतिस्थानी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड- पे में पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण 
अनुमान्य नहीं होगा । इसी प्रकार पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक /पेंशनधारी 

प्राप्त अंतिम वेतनमान का संकल्प संख्या - 630 दिनांक 21 .01 . 2010 के अनुसार प्रतिस्थानी वेतन 
बैण्ड एवं ग्रेड - पे में पुनरीक्षित वेतन के आधार पर पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अनुमान्य नहीं होगा। 

( iv ) वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 820 दिनांक 23 . 09 . 09 की कंडिका- 2 ( V ) में किए गए 
प्रावधान के आलोक में न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन / परिवार पेंशन के निर्धारण के लिए उक्त संकल्प के 
अनुलग्नक - 3 में अपेक्षित सूचनाएँ अंकित कर पेंशनर / परिवार पेंशनर अपने विभाग / कार्यालय में आवेदन 
समर्पित करेगें । प्रशासी विभाग / कार्यालय उनके आवेदन को विभाग / कार्यालय में संधारित संबंधित 
पेंशनरों / परिवार पेंशनरों ( मृत सरकारी सेवक ) के सेवा अभिलेख / इतिहास के आधार पर सेवानिवृत्ति को 
धारित पद के वेतनमान का 01 . 01 . 2006 को निर्धारित प्रतिस्थानी पे-बैंड के प्रारंभिक वेतन एवं ग्रेड - पे 
के आधार पर न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन / परिवार पेंशन की गणना करेगा । यदि न्यूनतम सुनिश्चित 
पेंशन / परिवार पेंशन संकल्प संख्या- 820 दिनांक 23 . 09 . 2009 के साथ संलग्न अनुलग्नक - 1 के अनुसार 
समेकित पेंशन / परिवार पेंशन से ज्यादा है तो संबंधित विभाग / कार्यालय वैसे पेंशनर / परिवार पेंशनर का 
संशोधित पी0पी0ओ0 निर्गत करने के लिए महालेखाकार , बिहार को पत्र लिखेगा । 

विश्वासभाजन , 
एच0 आर0 श्रीनिवास , 
सचिव ( संसाधन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 998 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


